रजिस्ट्री सं. डी. एल.-- 33002/99 


भारत सरकार 


REGISTERED NO . D .L . -- 33002/ 99 


GOVERNMELDT DE 


REGISTERED NO OL -8802 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपक्ष 


सपनयन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


147 
सं . 130] 
No. 130 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 13 , 2013 / भाद्र 22 , 1935 
DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2013/BHADRA 22 , 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 130 

[ N. C. T. D. No . 130 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 13 सितम्बर , 2013 
. सं . एफ.7 (9)/11 / मू.व. म. / मू. अ. / एमआरटीएस / 9786. - - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि 
सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर दिल्ली मैट्रो प्रोजेक्ट, फेज-- III के जनकपुरी - वैस्ट कालिंदी कुंज कॉरिडोर के निर्माण हेतु 
जी . के. - I, जी. के. - II , ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव क्षेत्र, 10489. 18 वर्ग मीटर, गांव बहापुर, डिस्ट्रिक्ट कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया 
जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना 
संभावित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उप - धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचलित 
की जाती है । 

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों एवं 
कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उप - धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य 
करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम के धारा 17 की उप - धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू हैं , उक्त धारा 
की उप - धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश हैं कि धारा 5 क के उपबंध लागू नहीं होंगे । 
3965 DG/ 2013 

( 1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


new 


- 


- 


- 


विशिष्ट विवरण 


| गांव का नाम 


कुल क्षेत्र(वर्ग मी ) 


क्षेत्र 


भूमि की स्थिति का 
विवरण 


बहापुर 


10489 .18 


टाटा कम्यूनिकेशन लि0 से । 10489.18 वर्ग मी० 
संबंधित खाली भूमि जिसकी 
बाउण्ड्री में उत्तरी साइड में 
खाली स्थान, दक्षिणी साइड 
में बाहरी रिंग रोड, पूर्वी 
साइड में टी.एस. एन.एल की 
ऑफिस बिल्डिंग और पश्चिमी 
साइड में राजधानी पावर 
स्टेशन है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर , 


विनय कुमार , अतिरिक्त सचिव 


LAND & BUILDING DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 13th September , 2013 


No.F .7 (9 )/ 11/ L & B / LA /MRTS / 9786 . - Whereas , it appears to the Lt . Governor , Delhi is satisfied 
that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely 
construction of Janakpuri ( West) -- Kalindi Kunj Corridor of Delhi MRTS Project, Phase-Ill - acquisition of 
G .K .- 1, G .K . 11, Greater Kailash Enclave Area 10489. 18 sqm . village Bahapur , District Kalkaji, New Delhi. It is , 
hereby, notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for 
the above purpose . 


The notification is made under the provisions of sub - section 1 of Section 4 of the Land Acquisition 
Act, 1894, to allwhom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Lt. Governor , Delhi is pleased to 
authorize the Officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that Section . 


The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub -section (1 ) of the Section 17 of the 
said act are applicable to this land and is further pleased under sub -section 4 of the said section to direct 
that all the provisions of section SA shallnot apply . 


SPECIFICATION 


Village 


Total Area ( Sq . Mtrs . ) 


Description of Location of Area 
Land 


Bahapur 


10489. 18 


10489. 18 Sq .Mtrs . 


Vacant land belonging to 
Tata Communication Ltd . 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


raw 


- 


surrounded by open space in 
the northern side , outer Ring 
Road on the southern side 
and office building of TSNL 
on Eastern side and Rajdhani 
Power Station on West Side 


By Order and in the Nameof the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 


VINAY KUMAR , Addl. Secy . 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 


. अधिसूचना 


दिल्ली, 13 सितम्बर, 2013 


सं . फां . 6 / 6 / 2013 - न्याय / Suptlaw/ 1050 - 1053 - न्यायाधिपति श्री नूतलपाटि वेंकट रमण ने दिल्ली उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद का कार्यभार दिनांक 02 सितम्बर, 2013 से सम्भाल लिया है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 


........... 


. 


ए. एस. यादव, प्रधान सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 


..--...... 


NOTIFICATION 


. 


Delhi, the 13th September, 2013 


. 


No . F.6 /6 /2013 -Judl./Suptlaw / 1050 - 1053. — -Shri Justice Nuthalapati Venkata Ramana has assumed charge of 
his office as Chief Justice of the High Court of Delhi w .e.f. 2nd September, 2013 . 


.............. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 


A . S . YADAV , Principal Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


